रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


म 


. . Ban 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 22 , 2019 / अग्रहायण 1 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019 /AGRAHAYANA 1, 1941 


सं . 3805 ] 
No. 3805 ] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ) 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 2019 
का . आ . 4232( अ). - एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बहु- राज्यीय सहकारी अधिनियम , 2002 की धारा 89 तथा 
नियम 28 के रूप में पठित बहु- राज्यीय सहकारी सोसाईटी अधिनियम 2002, में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मानसिंह डी . 
चौहान को 24 अक्तूबर , 2019 से गुजरात औद्योगिक सहकारी बैंक, अहमदाबाद को वाइंड - अप करने के उद्देश्य से समापक के रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 

[ मि . सं . आर- 11017/ 40/ 2012- एलएंडएम ( खंड -2 )] 
विवेक अग्रवाल , केंद्रीय पंजीयक सहकारिता सोसाईटी 

एवं संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 2019 
S .O . 4232 ( E ). — In exercise of the powers conferred under section 89 of the Multi- State Cooperative Societies 
Act, 2002 (39 of 2002 ) read with rule 28 of the Multi-State Cooperative Rules, 2002 , the appointment of Shri Mansinh 
D . Chauhan as liquidator with effect from 24th October 2019 for the purpose of winding up of the Gujarat Industrial 
Coop . Bank , Ahmedabad , is hereby notified . 

[ E. No. R- 11017/ 40/ 2012- L & M ( Vol. II)] 
VIVEK AGGARWAL , Central Registrar of Cooperative Societies 

and Jt. Secy. 


6065 GI/ 2019 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


MANOJ Digitally signed 

by MANOJ 
KUMAR KUMAR VERMA 

Date : 2019.11.22 
VERMA 
22:02-20 + 05 30 


